निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 HATa 1942 (210) 
(X10 पटना 80) पटना, शुक्रवार, 29 जनवरी 2021 








विधि विभाग 
अधिसूचना 
13 जनवरी 2021 
सं० एल0आर0टी0-12-01/2006/307/जे0---बिहार॒ हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 
(बिहार अधिनियम 1, 1951) (बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 1, 
2007) की धारा-43 के अधीन श्री कृष्ण शंकर सिंह सेंगर, (सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को बिहार 
हिन्दू धार्मिक न्यास न्‍्यायाधिकरण का पीठासीन पदाधिकारी नामित किया जाता है। 
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
पी0 सी0 चौधरी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 80-571+500-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


